निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 चैत्र 1941 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 29 मार्च 2019 


( सं0 पटना 498 ) 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

8 मार्च 2019 
सं० अ0सं0क0 03( ब) - 09 - 01 / 2015 - 568 — बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1991 की धारा 
4 (1) एवं 4(2) के प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार , बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग को पुनर्गठित करते हुए श्री प्रो० 
यूनुस हुसैन हकीम, ग्रीन लैण्ड स्कूल, धर्मपुर, समस्तीपुर को आयोग के अध्यक्ष पद पर दिनांक 08 . 03. 2019 से अगले 
तीन वर्षों के लिए मनोनीत करती है । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

मो0 एस0 आई0 फैसल, 
सरकार के विशेष सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 498 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih . nic . in 


